निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 218 ) 


4 ज्येष्ठ 1934 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 25 मई 2012 


योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचना 

24 मई 2012 
सं0 यो०स्था01 / 11 - 3 / 11 - 1953 / यो0वि0, — निगरानी विभाग, पटना के पत्रांक - 1615 दिनांक 23.03. 2011 
एवं 2746 दिनांक 16.05.2011 के आलोक में श्री मयंक भूषण पाठक , विशेष सचिव , योजना एवं विकास विभाग को 
विभागीय मुख्य निगरानी पदाधिकारी मनोनीत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विजय प्रकाश, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 218 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


